रजिस्ट्री संडी एल.- 33004/99 


REGD . NO. D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड ३ - ठप - खण ) 
PARTI Section 3– Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार, अगस्त 21 , 2001 / श्रावण 30 , 1923 
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 21, 2001/SRAVANA 30, 1923 

पोत परिवहन मंत्रालय 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


M 


ARATHP 


सं . 416 ] 
No. 416] 


( पत्तन पक्ष ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2001 


सा . का . नि . 596( अ ) - केन्द्र सरकार, महापसन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ 
पठित धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ 
संलग्न अमुसूची में दर्शित मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी ( नियुक्ति, पदोन्नति आदि ) संशोधन विनियम , 2001 का अनुमोदन करती है । 
2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 

.. [ फा. सं . पी. आर. 12012/17/ 2001 - पी .ई - 1 ] 

के . वी. राव, संयुक्त सचिव 


अनुसूची 
मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( नियुक्ति , पदोन्नति आदि)( संशोधन )विनियम , 2001 
महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38वाँ ) की धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड 
निम्नलिखित संशोधन विनियम बनाता है । 

1. लघु शीर्ष : 
ये विनियम मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (नियुक्ति , पदोन्नति आदि ) ( संशोधन ) विनियम , 2001 के नाम से कहलाए जाएंगे । 
2. ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे । 

3. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (नियुक्ति , पदोन्नति आदि) विनियम के तहत संलग्न अनुसूची "IV विद्युत व यांत्रिक विभाग " को निम्न प्रकार 
से प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

(i) अपर मुख्य यांत्रिक अभियन्ता के पद के लिए मौजूदा नियुक्ति तरीके को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है : 


260701/ 2001 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 3(6 ] 


- 


- 


- 


अपर मुख्य यांत्रिक अभियन्ता, के पद के लिए नियुक्ति तरीका 


: रु. 17500 - 400 -22300 ( संशोधित ) 
: विभागीय पदोन्नति 


1. वेतनमान 
2 क्या सीधी भर्ती द्वारा या 
विभागीय पदोन्नति द्वारा या 

स्थानासारण 
3. सीधी भर्ती के मामले में : 
। ( ए ) न्यूनतम योग्यता 
( बी ) अनुभव 

( सी ) उम्म आयु सीमा 
4. विभागीय पदोन्नति वाले मामले में : 

( ए) बशर्ते कि उपयुक्त पाया जाएं तो 
ययम या वरिष्ठता के आधार पर 
( बी ) पदोन्नति का चैनल 


: 


चयन द्वारा 


पद पर नियमित पाँच वर्ष की सेवा के साथ अधीक्षक अभियन्ता ( यांत्रिक ) । 
अधीक्षक इंजीनियर ( समुद्री )/ अधीक्षक अभियन्ता ( ओर हाण्डलिंग) वर्ग में 
अनुमोदित परिवीक्षक । 
मान्यताप्राप्त विश्वविधालय से यांत्रिक अभियन्ता में डिग्री धारी हो तथा/ या 
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ( इण्डिया ) का कार्पोरेट सदस्य हो या उसके 
समतुल्य प्रमाणपत्र धारी हो । 


( सी ) योग्यता 


या 


मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत अभियन्ता में डिग्री धारी हो तथा/ या 
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ( इण्डिया) का कार्पोरेट सदस्य हो या उसके 
समतुल्य प्रमाणपत्र धारी हो । 


मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रोनिक व कम्यूनिकेशन अभियन्ता में डिग्री 
धारी हो तथा/ या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ( इण्डिया ) का कार्पोरेट सदस्य 
हो या उसके समतुल्य प्रमाण पत्र धारी हो । 


इण्डियम मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1958 के तहत प्रथम द्वितीय श्रेणी एम . ओ. टी . 
सर्टिफिकेट ( मोटार ) धारी हो या उसके समतुल्य । 
पोर्ट या विख्यात वर्कशाप में अधीक्षक इंजीनियरिंग वर्ग से न कम पाले उत्तरदायी 
पद पर मैकेनिकल प्लेंट व उपस्कर के अनुरक्षण में 5 वर्ष का अनुभव हो । 


( डी ) अनुभव 


पोर्ट या उसके समतुल्य संगठन में अधीक्षक इंजीनियरिंग वर्ग से म कम वाला 
पद पर विद्युत प्लेंट व उपस्कर के अनुरक्षण में 5 वर्ष का अनुभव हो । 

या 
पोर्ट या समतुल्य संगठन में इलैक्ट्रोनिक्स तथा कम्यूनिकेशन उपस्कर के 
अनुरक्षण में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव रखा है जो अधीक्षक 
अभियन्ता की श्रेणी से कम न रहने वाला पद पर हो । 


मान्यताप्राप्त वर्कशाप में अधीक्षक इंजीनियरिंग वर्ग से न कम वाला 
उत्तरदायी पद पर विख्यात वर्कशाप में फ्लोटिंग क्राफ्ट का मरम्मत तथ 

अनुरक्षण में 5 वर्ष का अनुभव हो । 
( ii ) अधीक्षक अभियन्ता ( ओर हाण्डलिंग ) के पद के लिए मौजूदा नियुक्ति तरीके को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है । 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- -- 


- 


- - 


- 


- 


- 


अधीक्षक अभियन्ता ( ओर हाण्डलिंग ) के पद के लिए नियुक्ति तरीका 
1. वेतनमान 

: रु. 16000 -400 - 20800 ( संशोधित ) 
2. क्या सीधी भर्ती द्वारा या 

: विभागीय पदोन्नति 
विभागीय पदोन्नति द्वारा या 

स्थानान्तरण 
3. सीधी भर्ती वाले मामले में : 

( ए) न्यूनतम योग्यता 
( बी ) अनुभव 

( सी ) उच्च आयु - सीमा 
4 , विभागीय पदोन्नति वाले मामले में : 

( ए ) बशर्ते कि उपयुक्त पाया जाएं तो : चयन द्वारा 
चयन या वरिष्ठता के आधार पर 
( बी ) पदोन्नति का चैनल 

: कार्यकारी अभियन्ता ( यांत्रिक )/कार्यकारी अभियन्ता (विद्युत )/ कार्यकारी 

अभियन्ता ( इलैक्ट्रोनिक्स व कम्यूनिकेशन ) के वर्ग में अनुमोदित 

परिवीक्षक । 
( सी ) योग्यता 

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक /विधुत/ इलैक्ट्रोनिक्स व कम्यूनिकेशन 
इंजीनियरिंग में डिग्री/ या इंस्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स ( इण्डिया ) का कार्पोरेट 

सदस्य या उसके समतुल्य प्रमाणपत्र धारी हो । 
( डी ) अनुभव 

: जिस पद से पदोन्नत हो रहा है उस पद पर 5 वर्ष की सेवा हो । 
( iii ) अधीक्षक अभियन्ता के पद के लिए मौजूदा नियुक्ति तरीके को निन्म प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है :... 

अधीक्षक अभियन्ता के पद के लिए नियुक्ति तरीका ( यांत्रिक ) 
1. वेतनमान 

: रु. 16000 - 400 - 20800 ( संशोधित ) 
2. क्या सीधी भर्ती द्वारा या 

: विभागीय पदोन्नति 
विभागीय पदोन्नति द्वारा या 

स्थानान्तरण 
3. सीधी भर्ती वाले मामले में : 

( ए ) न्यूनतम योग्यता 
( बी ) अनुभव 

( सी ) उच्च आयु- सीमा 
4. विभागीय पदोन्नति वाले मामले में : 
( ए ) बशर्ते कि उपयुक्त पाया जाएं तो : चयम द्वारा 
घयन या वरिष्ठता के आधार पर 
( बी ) पदोन्नति का बैनल 

: कार्यकारी अभियन्ता ( यांत्रिक)/(विद्युत)/(इलैक्ट्रोनिक्स व कम्यूनिकेशन ) 

के वर्ग में अनुमोदित परिवीक्षक । 
( सी ) योग्यता 

: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक/विद्युत/इलैक्ट्रोनिक्स व कम्यूनिकेशन 

इंजीनियरिंग में डिग्री / या इंस्टीटूशन ऑफ इंजीनियर्स ( इण्डिया ) का कार्पोरेट 

सदस्य हो या उसके समतुल्य प्रमाणपत्र धारी हो । । 
( डी ) अनुभव 

: जिस पद से पदोन्नत हो रहा है उस पद पर 5 वर्ष की सेवा हो । 

[ फा . सं. पी. आर. 12012/17 /2001 - पीई - 1 ] 

के . वी. राष, संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — SBC 30 ) 


ura fcquit : 
मुख्य विनियम : 

TATA TÉ GR art (ful, Taft ft ) Fafran 1977 , fa 3 - 2 - 1977 esva tra 148 H - M4, * 
H R 4 . - 38/75 TRT STAIGO 1998 fi 16 - 3 - 1977 e 1943 # fGH14 16 - 3 - 1977 # 1 
TR . 37K . 347 . t. 4 /77 Tengarft # gitera Wany f ister f ang : 

(i) fai 1--4 - 1980 AIR 559 
(ü ) fqin 3 - 3 - 1987 * *.UT FT 77 ( $) 
( iü ) Aria 9 - 1 - 1996 . 34R 16 ( $ ) 
( iv ) P 4 - 8 - 2000 A. A OTR 650 ( $ ) 
( v ) fovic 28 - 11 - 2000 2 # D A FIR 899 ( $) 
( vi ) frin 11 - 1 - 2001 A F . VESTR 19 ( *) 
( vii ) f414 18 - 5 - 2001 F R 379 ( * ) No Wayra 14 TTI 


MINISTRY OF SHIPPING 


(Ports Wing) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st August, 2001 
G .S .R . 396 (E ). — In exercise of the powers conferred by Sub -soction (i) of Section 124, read with Sub -section (1) of 
Section 132 of the Major Ports Trust Act, 1963 ( 38 of 1963), the CentralGovernment hereby approves theMadras Port Trust 
Employces ( Appointment, promotion etc .) Amendment Regulation , 2001 made by the Board of Trustees for the Port of 
Madras Port Trust and set out in the schedule annexed to this notification . 
2 . The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazotte . 

SCHEDULE 


MADRAS PORT TRUST EMPLOYEES (APPOINTMENT, PROMOTIONETC .) 

(AMENDMENT)REGULATIONS, 2001 
In exercise of the powers conferred under Section 28 of theMajor Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ), the 
Madras Port Trust Board hereby makes thc following amendment Regulations : – 
1. Short Title : 

These Regulations shall be called Madras Port Trust Employees (Appointment Promotion etc .) ( Amendment) 
Regulations, 2001. 

2 . These Regulationsshall come into force from the date of publication of the Regulations in the Officeial Gazette . 

3 . In the Madras Port Trust Employees (Appointment, Promotion ctc .) Regulations, the following amendments 
shall be made in the Schedule attached to the Regulations under " IV - Electrical and Mechanical Department" : 

(i) The existing Manner of Appointment to the post of Additional Chief Mechanical Engineer shall be 
substituted as under : 

MANNER OF APPOINTMENT TO THE POST OF ADDITIONAL CHIEF MECHANICAL ENGINEER 
1. Scale of Pay 

: Rs. 17500 - 400-22300(revised) 
2. Whetherby Direct recruitment, : By departmental promotion 

Departmental Promotion of 

Transfer 
3. In the case of Direct recruitment 

(a ) Minimum Qualification 
6 ) Experience 
(c) Upper age limit 


[ YTTI - 8430 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Un 


4. In the case of Departmental 

Promotion 
(a ) Whether by Selection or by 

Seniority subject to suit 

ability 
(b ) Channel of Promotion 


: By selection 


: Approved probationer in the category of Superintending Engineer 

(Mechanical)/Superintending Engineer (Marine )/Superintending Engineer 

(Ore Handling ) with five years regular service in the post. 
: Must hold a Dogrce in Mechanical Engineering from a recognised University 
and /or be a Corporate Member of Institution of Engineers (India ) or a 
Certificate which is equivalent thereto . 


(c) Qualification 


. OR 
Must hold a Degree in Electrical Engineering from a recognised University 
and / or be a Corporate Member of Institution of Engineers (India ) or a 
Certificate which is equivalent thereto . 


OR 


Must hold a Degree in Electronics and Communication Engineering from a 
recognised University and / or be a Corporate Member of Institution of 
Engineers (India ) or a Certificate which is equivalent thereto . 

OR 
Must hold a lor II class M . O . T. Certificate (Motor) under the Indian Merchant 

Shipping Act, 1958 or its equivalent. 
Must have had atleast five years experience in the maintenance of 
Mechanical Plant and Equipment holding a responsible post not less than 
the rank ofSuperintending Engineer in a Port or reputed workshop . 


(d) Experience 


OR 


Must have had atleast five years experience in the maintenance ofElectrical 
Plant and Machinery in a Port or similar organisation in a post not less than , 
the rank of Superintending Engineer. 


OR 


Must have had atleast five years experience in themaintenance of Electronics 
and Communication oquipments in a Port or similar organisation in a post 
not less than the rank of Superintending Engineer. 

OR 
Musthave had atleast five years experience in a reputed Workshop engaged 
in the repairs and maintenance of Floating Craft holding a responsible post 

not less than the rank of Superintending Engineer in a recognised Workshop 
(ü ) The existing Manner of Appointment to the post of Superintending Engineer (Ore handling) shall be 

substitutod as under : 
MANNER OF APPOINTMENT TO THE POST OF SUPERINTENDING ENGINEER (ORE HANDLINU ) 
1. Scale of Pay 

: Rs. 16000-400 -20800 (revised ) 
2 . Whether by Direct : By departmental promotion . 

recruitment, Departmental 

Promotion or Transfer. 
3. In the case of Diroct 

recruitment. 
(a )Minimum Qualification : 


E 


FTER 


A 


L 


. 


. . 


DHE 


LAT 


nu 


I + III 


T 


FTTI FREE 


III . 4 . 24 III ! . POPCI 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PARTII — Sec.3(1)] 
(b ) Experience 

C) Upper age limit 
4 . In the case ofDepartmental 
• Promotion 
(a) Whether by Selection or : By selection , 

by Seniority subject to . 

suitability . 
(b ) Channel of Promotion : Approved probationer in the categories of Executive Engineer 

(Mechanical)/Executive Engineer (Electrical )/Executive Engineer 

(Electronics & Communication ). 
(c) Qualification 

Must hold a degree in Mechanical/ Electrical/Electronics and 
Communication Engineering from a recognised University and /or 
be a Corporate member of Institution of Engineers ( India ) or a 

Certificate which is equivalent thereto . 
(d ) Experience 

Must have served for a period of 5 years in the post from which to 

be promoted . 
( iii) The existing Manner of Appointment to the post of Superintending Mechanical Engineer shall be 

substituted as under : 


MANNER OF APPOINTMENT TO THE POST OF SUPERINTENDINGENGINEER 

MECHANICAL ) 


1. Scale of Pay 
2 Whether by Direct 

recruitment, Departmental 
Promotion of Transfer 


Rs. 16000-400 -20800 ( revised ) 
By departmental promotion . 


i 


HAPPILLID 


3. In the case of Direct 

recruitment 
(a)Minimum Qualification : 
(6 ) Experience 

(c ) Upper age limit 
4. In the case of Departmental 

Promotion 
(a) Whether by Selection or : 

by Seniority subject to 

suitability 
(b ) Channel ofPromotion : 


By selection . 


(c) Qualification 


Approved probationer in the categorics of Executive Engineer 
(Mechanical)/Executive Engineer (Electrical)/Executive Engineer 
(Electronics & Comminication ). 
Must hold a degree in Mechanical/Electrical/Electronics and 
Communication Engineering from a recognised Univorsity and /or 
be a Corporate member of Institution of Engineers (India ) or a 
Certificate which is equivalent thereto . 
Must have served for a period of 5 years in the post from which to 
be promoted . 


(d ) Experience 


F.NO . PR - 12012/17/2001-PE - 1] 

K . V . RAO , Jt. Secy. 


[ 411 I - uug 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FOOTNOTE : 


Principal Regulations 

The Madras Port Trust Employecs (Appointment, Promotion , etc.) Regulations, 1977 approved by Central 
Government in Ministry of Surface Transports letter No. PEM - 38/75 dated the 3rd February , 1977 published in Tamil Nadu 
Government Gazette dated the 16th March , 1977 vide SROC 4 /77, dated the 16th March , 1977 and subsequently amended 
videMinistry of Surface Transports Notifications : 

(1) No. G .S .R . 559 dated the lst April , 1980 
(11) No. G . S.R . 77(E ), dated the 3rd February, 1987. 
(i ) No . G .S.R 16 (E ), dated the 9th January, 1996 . 
(iv) No . G . S.R . 650 (E ), dated the 4th August, 2000 , 
(v) No. G .S.R 899 (E ), dated the 28th November, 2000 . 
( vi ) No . G .S.R . 19(E ), dated thellth January, 2001. 
(vii) No . G .S.R . 379(E ), dated the 18th May, 2001, 


Printed by tho Managor , Govt. of India Prome , Ring Road , Mayapuri , Now Delhi- 110064 

and Publishod by the Controllor of Publioations , Dolhi - 110054 . 


